निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 141 ) 


26 माघ 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 15 फरवरी 2010 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

___ 26 जून 2009 
सं0 16 / स्था0 - 31 - 02/ 2008 - 1309 — विभागीय पत्रांक - 1306 दिनांक 25 जून 2009 के द्वारा श्री 
चन्द्रशेखर प्रसाद (वि0प्र0से0 ) विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , कोशी योजना , दरभंगा की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने 
के करण प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , पटना को वापस कर दी गई है । 
फलस्वरूप श्री अशोक कुमार झा , विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना , सकरी (मधुबनी ) को विशेष 
भू - अर्जन पदाधिकारी , कोशी योजना , दरभंगा के पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए सौंपा 
जाता है । 

2. श्री इम्तियाज अहमद करीमी (वि0प्र0से0 ) विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , गंडक योजना, छपरा को 
अगले आदेश तक के लिए विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , सोन योजना , सासाराम को पद का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपा जाता है । पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0 515 , दिनांक 23 मार्च 2009 को इस हदतक संशोधित समझा 
जाय । 
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कृष्ण कुमार प्रसाद , 

उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 141 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


